. 


" .. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

29 माघ 1935 ( श०) 
संख्या 60 राँची, मंगलवार 

18 फरवरी , 2014 ( ई० ) 
विधि (न्याय) विभाग । 


अधिसूचना 
7 फरवरी , 2014 


एस० ओ० - 40, दिनांक- 18 फरवरी , 2014 बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल न्यायालय 
अधिनियम , 1887 (12, 1887 ) की धारा- 13 की उपधारा-(1) और धारा-14 की उपधारा-(1) तथा 
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का-2 ) की धारा-7 की उपधारा-( 2) और धारा-9 की उपधाराएँ ( 1 ) 
एवं ( 2) द्वारा प्रदत्त शकितयों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों का 
अवक्रमण करते हुए राज्यपाल निदेश देते है कि : 
1 . क ) प्रधान न्यायायुक्त , राँची के अधिकार क्षेत्र से अलग कर लूंटी जिला एवं सत्र 
खंड का गठन होगा , जो खूटी जिला एवं सत्र खंड के नाम से जाना जाएगा । 


झारखंड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 18 फरवरी 2014 


ख ) खूटी जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय , झूटी जिला में उदभूत 
कार्यों के निष्पादन हेतु छूटी में बैठक करेगा , और 


ग ) खूटी जिला के सत्र खंड हेतु सत्र न्यायालय की स्थापना खूटी में की जाएगी और 
इसका मुख्यालय एवं न्यायिक कार्यों का निष्पादन खूटी में होगा । 


2 . 


यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी । 


( संचिका संख्या -1 ए0 - विधि - 082008/279 जे० ) 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 
सरकार के सचिव - सह -विधि परामर्शी, 
विधि ( न्याय ) विभाग , झारखण्ड , राँची । 


अधिसूचना 


7 फरवरी , 2014 


एस० ओ० –41 दिनांक 18 फरवरी , 2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखंड 
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के 
अनुच्छेद- 348 के खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 


( संचिका संख्या -1ए0 - विधि -082008/ 279 जे० ) 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 
सरकार के सचिव - सह - विधि परामर्शी, 
विधि ( न्याय ) विभाग , झारखण्ड , राँची । 


şikes dolc (31HTERUT) HOGAR , 18 na 2014 


NOTIFICATION 

7th February, 2014 
S . O . - 40 , 18th February , 2014 dated In Exercise of Powers conferred by 
Sub - Section - ( 1 ) of Section - 13 and Sub -Section - ( 1 ) of Section - 14 of the Bengal, Agra and 
Assam Civil Court Act, 1887 XII of 1887 ) and Sub -Section (2 ) of Section -7 and 
Sub -Section - ( 1 ) and ( 2 ) of Section - 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 
1974 ) and in suppression of all previous orders , issued on the subject, the Governor of 
Jharkhand is pleased to direct that: 


1.(a ) The District of Khunti shall be separated from the jurisdiction of Principal Judicial 

Commissioner, Ranchi and shall be constituted as a separate District Judgeship 
and Sessions Division to be styled as the Khunti Judgeship and Sessions Division 
with its headquarter at Khunti. 


(b ) The Court of Principal District and Sessions Judge of Khunti judgeship shall be held 

at Khunti for the disposal of business arising in the District of Khunti , and 


(c ) Court of Session for the Sessions Division of Khunti shall be established at Khunti 

and its headquarter shall be at Khunti and Judicial function shall be discharged at 
Khunti . 


2 . 


This Notification shall come into force with effect from the date of issuance of 
Notification . 


( File No.- 1 / A -Law - 08 / 2008 - 279/ J.) 


By order of the Governor of Jharkhand , 


B . B . Mangalmurti, 


Secretary -cum -L. R . 


Law (Judicial) Department, 
Govt. of Jharkhand , Ranchi. 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

FROUS JHC (3HTERUT) 60 — 501 


